निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 376) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

6 मार्च 2019 
सं० 21 त. क . च . आ .- 05 / 2017 - 3035 / सा . प्र. - बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम , 2014 की धारा- 8 
में विहित प्रावधान के आलोक में “बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा - संवर्ग के निम्नलिखित कुल 35 पदों, 
"बिहार स्वास्थ्य सेवा - संवर्ग के निम्नांकित 14 पदों एवं "बिहार परिधापक संवर्ग के “ परिधापक पद को उक्त 
अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाता है. 

बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा- संवर्ग के अंतर्गत चिकित्सक के पद : 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , एनाटॉमी विभाग 
2. प्राध्यापक , सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , फिजियोलॉजी विभाग 

प्राध्यापक, सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , माईक्रोबायोलॉजी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , बायोकेमिस्ट्री विभाग 

प्राध्यापक, सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , पैथोलॉजी विभाग 
___ प्राध्यापक , सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , फार्माकोलॉजी विभाग 

प्राध्यापक, सह- प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , एफ .एम. टी . विभाग 
प्राध्यापक , सह- प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , पी . एस . एम . विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , औषधि विभाग 
प्राध्यापक, सह- प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , शिशु रोग विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , हड्डी रोग विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , टी . बी . एवं चेस्ट विभाग 
प्राध्यापक, सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , चर्म एवं रति रोग विभाग 
प्राध्यापक, सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , निश्चेतना विभाग 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 मार्च 2019 


16. 


ल 


ल 


प्राध्यापक , सह- प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग 
प्राध्यापक , सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक, मनोरोग विभाग 
प्राध्यापक, सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग 
प्राध्यापक, सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक, पी . एम. आर. विभाग 
प्राध्यापक, सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक, रेडियोलॉजी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , कान, नाक एवं गला विभाग 
प्राध्यापक, सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , जेरियाट्रीक्स विभाग 
प्राध्यापक , सह- प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , रेडियोथेरेपी विभाग 
प्राध्यापक , सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक, दंत रोग विभाग 
प्राध्यापक , सह- प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , कार्डियोलॉजी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , न्यूरोलॉजी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , नियोनेटोलॉजी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , यूरोलॉजी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , गैस्ट्रोइन्टेरोलॉजी विभाग 
प्राध्यापक, सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , इन्डोक्राईनोलॉजी विभाग 

प्राध्यापक , सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , शिशु सर्जरी विभाग 
32 . प्राध्यापक , सह - प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , न्यूरो सर्जरी विभाग 

प्राध्यापक, सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक, प्लास्टिक सर्जरी विभाग 
प्राध्यापक, सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , कार्डियोथोरेसिक वैसकुलर सर्जरी विभाग 
प्राध्यापक , सह -प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक , नेफ्रोलॉजी विभाग 

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत चिकित्सक के पद - 
सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 
विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी (मूर्च्छक ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( मनोचिकित्सक ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( चर्म रोग ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( रेडियोलॉजी ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (फिजिशियन ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (माईक्रोबायोलॉजी ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( स्त्री रोग ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( पैथोलॉजी) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( ई . एन. टी .) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( सर्जरी ) 
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ( हड्डी रोग ) 

बिहार परिधापक संवर्ग का पद - 
1 . परिधापक 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अवनीश कुमार सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


ल 


ल 


+ 


o 
o 


o 


- 


F 


+ 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 376 - 571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


